निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 पौष 1938 ( श ० ) 
( सं o पटना 45 ) पटना , शुक्रवार , 13 जनवरी 2017 


सं 0 2 / नि.1-101 / 11-357 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 


19 दिसम्बर 2016 
विषयः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल संसाधन 

विभाग (तत्कलीन नोडल विभाग) के पत्रांक -3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा अनुशंसित तथा द्वितीय पुनर्नियोजित 
में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है के 
कुल -16 ( सूची संलग्न) को 27,000 / - ( सताईस हजार रुपये) मासिक पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के 
लिए संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन के संबंध में । 

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) के 100 स्थायी पद स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 
40 नियमित कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) ही वर्तमान में कार्यरत हैं । इस प्रकार विभाग में कनीय अभियंताओं की काफी 
कमी है जिसके कारण जलापूर्ति संबंधी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे है । इसलिए सरकार के विकास कार्य 
को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए विभाग को कनीय अभियंता की आवश्यकता है । 

2. पूर्व में कनीय अभियंताओं के नियमित नियुक्ति हेतु रिक्ति की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 
भेजी गयी है जो सम्प्रति वहां लम्बित है । इस प्रकार नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने की संभावना हैं इसलिए जनहित 
एवं कार्यहित में विशेष परिस्थिति में संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को पुनर्नियोजित करना अपेक्षित जान 
पड़ता है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जनवरी 2017 
3. संविदा पर नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के 
संकल्प ज्ञापांक -2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निरुपित है । नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य 
विलंबता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक -1718 दिनांक 06.05.10, 1608 दिनांक 24.05.11 एवं 
8025 दिनांक 21.05.13 द्वारा पत्र निर्गत है । 

4. कनीय अभियंता के स्थायी पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु तत्कालीन नोडल विभाग ( जल संसाधन विभाग) 
को प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष 2009 में कनीय अभियंता ( असैनिक ) के 185 तथा कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) के 42 पदों पर 
नियुक्ति हेतु अधियाचना पत्र प्रेषित किया गया था । जिसपर तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग ) के 
पत्रांक -2819 दिनांक 21.05.10 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति उपलब्ध करायी गयी । तदनुसार बिहार 
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु जून 2011 में विज्ञापन सं0-0411 प्रकाशित कर लिखित परीक्षा 
आयोजित की गई तथा परीक्षाफल प्रकाशन किया गया परंतु परीक्षाफल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद 
दायर किया गया । उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षाफल को रद्द करते हुए पुनः लिखित परीक्षा आयोजित 
करने का आदेश पारित किया है । इस आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 25.09.16 को परीक्षा 
आयोजित करने की घोषणा तत्कालीन नोडल विभाग ( जल संसाधन विभाग) के पत्र सं0- 9 / स्था0-01-1008 / 2003 
( अंश ) 4922 दिनांक 07.09.16 द्वारा संसूचित की गई । 

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल 
संसाधन विभाग ( तत्कालीन नोडल विभाग ) के पत्रांक -3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा अनुशंसित कुल 45 में से तथा 
द्वितीय पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त 
नहीं है के कुल -16 ( सूची संलग्न की संविदा अवधि माह सितम्बर 2015 में समाप्त हो गयी है ) को 27,000 / 
( सताईस हजार रुपये) मासिक पारिश्रमिक पर तृतीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय दिनांक 24.11.16 को सम्पन्न हुई 
मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद सं0-02 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अंशुली आर्या, 

प्रधान सचिव । 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन हेतु ( जल संसाधन विभाग के पत्रांक -3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा आवंटित में 
से) 16 कनीय अभियंता ( यांत्रिक ) की सूची 
आवेदन 

पिता का नाम स्थायी पता 

आरक्षण कोटि 
क्रमांक 


क्र ० 


नाम 


जन्म तिथि 


पत्राचार पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


173 


31.12.1989 


पि ० व० 


श्रीमती रूबी 
कुमारी 


श्री मदन लाल 

केशरी 


मु०- कांटी कसबा , 
पो ० - थर्मल कॉलोनी, 
थाना- कांटी, 
जिला मुजफ्फरपुर 
बिहार 


क्वार्टर नं0 
एफ 10 / 1 , 
एम ० टी ० वी ० एस ० कांटी 
कॉलोनी, पो 0 - थर्मल 
कॉलोनी, जिला 


मुजफ्फरुपर, बिहार, 


पिन -843130 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 जनवरी 2017 


3 


क्र ० 


नाम 


जन्म तिथि 


पिता का नाम 


स्थायी पता 


पत्राचार पता 


आवेदन 
क्रमांक 


आरक्षण कोटि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


2 


1685 


श्री सौरभ कुमार 


07.09.1986 


पि ० व ० 


श्री हजारी 
प्रसाद 


8E/ 10. रोड नं0–2, 
बी 0 एच0 कॉलोनी, 
कंकड़बाग, 
पटना -800026 


3 


479 


05.02.1990 


श्री भरत सिंह 


श्रीमती श्रुति 
कुमारी 


8E/ 10. रोड 
नं0-2, 
बी ० एच० कॉलोनी, 
कंकड़बाग, 
पटना-800026 
ग्राम - सेम्मुआ 
पो ० - टेरी, 
थाना - मेहन्दिया , 
जिला- अरवल , 
बिहार, पिन -804428 
ग्राम - तेन्दुआ , 
पो ० - नोनसारी, 


पि ० व ० म ० 


4 


639 


श्री मनोज कुमार 


02.03.1971 


श्री लक्ष्मण 
सिंह 


सामान्य 
( पि ० वि ० ) 


भाया - नौखा 


थाना - करघर , 
जिला- रोहतास , 

बिहार 
श्री महेन्द्र सिंह ग्राम - गोनपुरा, 


C / o . सुमन कुमार, 
शकुन्तला सदन , 
आदर्श बिहार कॉलोनी, 
रूकुनपुरा, 
पटना -800014 
ग्राम - तेन्दुआ, 
पो ० - नोनसारी, 
भाया - नौखा, 
थाना - करघर, 
जिला - रोहतास , बिहार , 
पिन -802215 
ग्राम - गोनपुरा , 
पो ० - आलमपुर 
गोनपुरा, थाना 
फुलवारी शरीफ , 
जिला - पटना, 
पिन -801505 
पी. डब्लू . आई. 
सहरसा, ईस्ट रेलवे 
कॉलोनी, सहरसा, 
टिर नं .- ई / 27 सी 


5 


274 


19.10.1990 


पि ० व ० म ० 


श्रीमती स्वाति 

कुमारी 


पो ० - आलमपुर 


6 


1116 


श्री विकास 


02.10.1987 


श्री मुकुल 


अनु0 ज 0 जा 0 


कुमार तिग्गा 


उरांव 


कॉलोनी, 


गोनपुरा, थाना 
फुलवारी शरीफ, 
जिला- पटना, 
पिन -801505 
पी 0 डब्लू 0 आई0 
सहरसा, ईस्ट रेलवे 

सहरसा, 
क्वार्टर नं 0 - ई / 27 
सी 
ग्राम- छोटी 
रूकनपुरा, पो0 
बी ० भी ० कॉलेज, 
पटना, पटना, 
पिन-800014 
ग्राम- मखदुमपुर 
डीह, पो 0+ थाना 


7 


75 


श्री आर्य कुमार 


20-12-1986 


श्री महेश सिंह 


पि ० व ० 


ग्राम - छोटी रूकनपुरा , 
पो ० - बी. भी . कॉलेज , 
पटना, पटना -800014 


8 


926 


मो ० अली राजा 


02.02.1985 


मो ० जाकिर 


हुसैन 


सामान्य 
( अ0 पि ० वि ० ) 


मखदुमपुर, जिला 


जहानाबाद , 
पिन -804422 


9 


1829 


11.02.1986 


श्री राज कुमार 


अ ० पी ० व ० 


श्री अवधेश 
कुमार 


महतो 


C / o मो ० आरीफ 
हुसैन , मक्की मंजिल 
नीयर बाकरगंज 
मस्जिद, 
पो ० - लहेरियासराय , 
दरभंगा, पिन -846001 
ग्राम - गोसाई गांव, 
पो ० - धनकडोभ , 
थाना - घोसवारी, 
जिला - पटना, 
बिहार –803302 
ग्राम - विरई , 
पो ० - अरई, 
थाना – दाउदनगर , 
जिला - औरंगाबाद, 
बिहार, पिन -824113 
गोल्फ फील्ड, रेलवे 
कॉलोनी रोड नं . - 16, 
क्वार्टर नं . - 294 / बी 
माधुरी चौक, 
पो ०+जिला - समस्तीपुर, 
बिहार, पिन -848101 


10 


1841 


श्री सुजीत कुमार | 03.04.1991 


श्री भोला सिंह 


ग्राम- गोसाई गांव , 
पो०- धनकडोभ, 
थाना - घोसवरी , 
जिला- पटना, 
बिहार 803302 
ग्राम- विरई , 
पो ० - अरई , थाना 
दाउदनगर, जिला 

औरंगाबाद (बिहार ) 
पिन -824113 
ग्राम- धरमपुर , 
पो0- चटमाडीह , 
थाना- सुमभूजंग, 
जिला- बांका, 
बिहार, पिन -813201 


पि ० व० 


11 


497 


श्री मुकेश कुमार 


10.01.1981 


श्री जगदीश 

दास 


अनु0 जा 0 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


13 जनवरी 2017 


क्र ० 


नाम 


जन्म तिथि 


पिता का नाम 


स्थायी पता 


आवेदन 
क्रमांक 


पत्राचार पता 


आरक्षण कोटि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


12 


1527 


श्री विपिन कुमार 


26.02.1984 


श्री केदारनाथ 
पासवान 


अनु0 जा 0 


ग्राम - बदरखा, 
पो 0 - मकवा, थाना 
तारापुर, जिला 
मुंगेर, बिहार, पिन 
813201 


13 


15 


श्री शशिधर 
कुमार 


02.11.1979 


अनु0 ज 0 जा 0 


C / o निर्मल नन्दी, 
हाउस नं . - 243, एल . 
न .- 09 ओल्ड कासी, 
डीह साकची, 
जमशेदपुर ( झारखण्ड ) 
पिन -831001 
ग्राम + पो ० - खवासपुर, 
थाना - पीरपैंती, 
जिला - भागलपुर, 
बिहार, पिन -813209 
ग्राम -सिरानवादा, 
पो ० - अमरथ , 
थाना + जिला - जमुई , 
बिहार, पिन -811307 


स्व ० उपेन्द्र 
प्रसाद सिंह 


14 


1389 


मो ० जावेद 

शमीम 


20.01.1984 


अपि० व० 


मो 0 शमीम 
अख्तर अंसारी 


ग्राम + पो ० - खवासपुर, 
थाना - पीरपैंती, 
जिला - भागलपुर, 
बिहार, पिन -813209 
ग्राम- सिरानवादा , 
पो0- अमरथ, 
थाना- जमुई, 
जिला- जमुई , 
बिहार, पिन -811307 
ग्राम - देवरिया , 
पो ० - विकोपुर, 
थाना - कोठी, 
जिला - गया , 
पिन -824210 
ग्राम- श्रीपुर ( रौता), 
भाया- वायसी, 
जिला- पूर्णिया, 
पिन- 854315 


15 


169 


श्री अरूण कुमार 

दास 


03.07.1989 


श्री कौलेश्वर 

दास 


अनु0 जा 0 


ग्राम - देवरिया, 
पो ० - विकोपुर, 
थाना - कोठी, 
जिला - गया, 
पिन -824210 
पता- गोल्डेन लॉज , 
जय प्रकाश नगर, 
कोर्ट स्टेशन, पूर्णिया , 
पिन -854301 


16 


1021 


श्री रोहित कुमार 


17.03.1989 


श्री अरविन्द 


अपि० व ० 


शर्मा 


कुमार शर्मा 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अंशुली आर्या, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 45-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


